निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 762 ) 


26 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 17 सितम्बर 2014 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


सीमित निविदा आमंत्रण सूचना 


पामा 


16 सितम्बर 2014 
सं0 11 / कोर्ट - 10 - 06 / 2014 - 2776 — दिनांक 01.04. 2014 से 31.03. 2019 तक देशी शराब के पेट बोतल में 
विनिर्माण कर BSBCL को आपूर्ति करने के लिए (विभागीय निविदा आमंत्रण सूचना नोटिस - 11 / उ0नि0 
(बोतलबंदी)- 01 - 12 / 2013 - 288 दिनांक 31.01.2014 द्वारा निर्गत एवं बिहार गजट असाधारण अंक दिनांक 03. 02. 
2014 में प्रकाशित ) निम्नांकित दो विशेषाधिकार ग्राहिताओं को प्रदत्त विशेषाधिकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
SLP No.-5272/ 2014 एवं SLP No 5255 / 2014 में पारित आदेश दिनांक 14.08. 2014 के फलस्वरूप विखंडित कर 
दिया गया है: 
क्रमांक विशेषाधिकार ग्राहिता का नाम प्रक्षेत्र का नाम एवं संख्या 
श्री हितेश मेहता, 

रोहतास प्रक्षेत्र 
सालिमपुर अहरा, पटना - 800001 

प्रक्षेत्र सं0 - 4 
मे0 विजय मेटल वर्क्स, 

पूर्णियां प्रक्षेत्र 
डी०एन० सिंह रोड , भागलपुर - 812002 

प्रक्षेत्र सं0 - 15 


___ पूर्व में प्रकाशित निविदा सूचना दिनांक 31.01. 2014 के प्रावधान - vii के तहत चूंकि अब दो प्रक्षेत्रों ( सं0 -4 एवं 
15 ) के लिए सीमित निविदा प्रक्रिया अपना कर नवीन ग्राहिता का चयन कर उन्हें उस प्रक्षेत्र के लिए अनन्य 


_ बिहार गजट ( असाधारण ), 17 सितम्बर 2014 
विशेषाधिकार निर्णित किया जाना अपरिहार्य हो गया है, अतः सीमित निविदा हेतु उपलब्ध प्रक्षेत्र को निम्नवत् अधिसूचित 


( Notify ) किया जाता है । 


क्रमांक 


सीमित निविदा हेतु अधिसूचित प्रक्षेत्र 
प्रक्षेत्र - जिला का नाम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा मासिक प्रत्याभूत मात्रा 

( एल0पी0एल0 ) 

(एल०पी०एल० ) 
2013 - 14 

2013 - 14 


सं0 


विनिर्माणशाला का 
स्थान / प्रक्षेत्र का 

नाम 


6 


सासाराम 


2 


रोहतास 
कैमूर 

योग 
| अररिया 
पूर्णियां 
किशनगंज 
कटिहार 

योग 


6801121. 827 
1574105. 625 
8375227. 452 
1152162.000 
2032408. 531 
722719. 800 
2290979 .869 
6198270 . 200 


566760.152 
131175. 469 
697935. 621 
96013. 500 
169367. 378 
60226 . 650 
190914.989 
516522.517 


पूर्णियां 


उपरोक्त अधिसूचित दोनों प्रक्षेत्रों में वही व्यक्ति / फर्म / कम्पनी / प्रतिष्ठान हिस्सा लेंगे जिसने पूर्व प्रकाशित 
निविदा दिनांक 31 .01.2014 में भाग लिया और तकनीकी तौर पर सही पाये जाने के बाद जिनकी वित्तीय निविदा खोली 
गई थी परन्तु कोई प्रक्षेत्र आवंटित नहीं किया गया था और यह भी कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उनके अभ्यर्थिता के 
बारे में या वित्तीय निविदा, जो पूर्व में समर्पित की गई थी परन्तु उस पर विचारण नहीं किया गया था पर विचारण 
( Consider) करने या नहीं करने के संबंध में कोई विशिष्ठ अनुकूल या प्रतिकूल निर्णय पारित किया गया हो से 
अच्छादित होगा । ऐसे निविदादाता को तकनीकी निविदा देने की जरूरत नहीं होगी । वे केवल न्यूनतम दर की वित्तीय 
निविदा समर्पित करेंगे जो हर हाल में सीलबंद लिफाफा में केवल निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि 
यह दिनांक 27.09. 2014 को कार्यालय अवधि तक " उत्पाद आयुक्त, बिहार, प्रथम तल, विकास भवन सचिवालय , पटना " 
को प्राप्त हो जाय । इस तिथि के पश्चात या अन्य माध्यम ( हाथोंहाथ / कुरियर / ई मेंल आदि ) से प्राप्त निविदा पर 
विचार नहीं किया जायगा । 

प्राप्त निविदा दिनांक 28. 09 .2014 को 4. 00P. M बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष आयुक्त उत्पाद या 
उनके द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा खोली जायगी । 

आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , 
आयुक्त उत्पाद । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 762 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


